निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 श्रावण 1935 ( श० ) 
पटना , बुधवार , 7 अगस्त 2013 


( सं० पटना 629 ) 


ग्रामीण कार्य विभाग 


शुद्धि पत्र 

5 अगस्त 2013 
संo BRRDA( HQ) - MMGSKY - 200 / 12 - 1691( अनु०) — मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना से 
संबंधित संकल्प संख्या 218 दिनांक 28.01. 2013 की कंडिका 2.5 के अनुसार वर्ष 2013 - 14 एवं 2014 - 15 के लिए 
बजट उपबंध की 1.5 गुणी राशि की योजनाएँ प्रारम्भ की जानी है तथा अगले वर्षों के लिए बजट सीमा के अन्तर्गत 
योजना को सीमित रखे जाने का प्रावधान है, जिसमें निम्नांकित संशोधन किया जाता है । 

वित्तीय वर्ष 2013 - 14 के लिए बजट प्रावधान की तिगुनी, वित्तीय वर्ष 2014 - 15 के लिए बजट प्रावधान की 
दुगुनी राशि की योजनाएँ प्रारम्भ की जायेगी तथा अगले वर्षों के लिए बजट सीमा के अन्तर्गत योजना को सीमित 
रखा जायगा । 
आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण पत्र में प्रकाशित किया जाय एवं 
इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

बी० राजेन्दर , 

सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 629-571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


